AHAT 
LIBRARY 


रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/ 99 


CHAMENT 


ENT ORD 


RECEB NO. D . L .- 33004/ 99 


मत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड ३ - उप - खण्ड (1) 
PART II - Section 3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 465 ] 
No. 465 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 21, 1999 / भाद्र ३० , 1921 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21 , 1999/BHADRA 30 , 1921 


पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1999 


सा. का . नि . 648( अ ). - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक ारा प्रवत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए पर्यावरण , वन और क्यजीव विभाग , वैज्ञानिक समूह " क " पद भर्ती नियम , 
1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


1 . 


18 इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण , वन और क्यजीव विभाग वैज्ञानिक 

समूह "क " पद संशोधन भर्ती नियम , 1987 है । 
32 ये रामपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2 . पर्यावरण , वन और क्यजीव विभाग वैज्ञानिक समूह " क " पद भर्ती नियम , 1987 
में , नियम 8 के उपनियम 8 . 1 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे , अर्थात् : 


___ 8 •1 विभागीय भर्ती/ पुनर्विलोकन समितिः 

.- --- भर्ती और प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों 
की पात्रता के संबंध में विचार करने के लिए समुचित विभागीय भर्ती/ पुनर्विलोकन समिति निम्नलिलित 
रूप में गठित की जाएगी , अर्थात् : 


27869 /99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


- 


- 


पद 


विभागीय भर्ती / पुनर्विलोकन समिति की संरचना 


वैज्ञानिक " जी " 


अध्यक्ष - सचिव या सचिव दारा नामनिर्दिष्ट कोई सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ; 
सचिव दारा नाम निर्दिष्ट दो सदस्य , जो विभाग से होंगे ; 
सचिव वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य गैर सरकारी विशेषज्ञ , जो विभाग के 
बाहर से होंगे । 


वैज्ञानिक " एफ " 
और " " 


अध्यक्ष - सचिव या सचिव द्वारा नामनिर्विष्ट कोई सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक , 
सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य , जो विभाग से होंगे ; 
सधिय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य गैर सरकारी विशेषज्ञ जो विभाग के 
बाहर से होंगे । 
अपर सघिय / संयुक्त सचिव प्रशासन , गैर परंपरागत उर्जा स्रोत मंत्रालय 
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का प्रतिनिधि । 


वैज्ञानिक " डी " 
" सी " और " बी " 


अध्यक्ष - सथिव या सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
सचिव दारा नामनिर्विष्ट वो सवस्य , जो विभाग से होंगे ; 
सयिय बारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य गैर सरकारी विशेषज्ञ है , जो विभाग के 
बाहर से गगे । 


टिप्पणीः 


सभी पदों के संबंध में विभागीय भर्ती/ पुनर्विलोकन समिति के लिए सचिव द्वारा 
मामनिर्दिष्ट विभागीय सदस्य उस पद के स्तर से , जिसके लिए चयन किया 

जाना है , कम से कम एक स्तर उपर के होंगे । 
12 , अध्यक्ष से भिन्न समिति के किसी अन्य सदस्य की अनुपस्थिति से समिति की 

कार्यवाहिया अविधिमान्य नहीं होंगी । 
138 प्रत्येक अवसर पर भर्ती/ पुनर्विलोकन समिति की संरचना को विनिर्दिष्ट रूप से 

सचिव द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित होगा । 
भर्ती/ पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशें पर्यावरण और वन मंत्री दारा अनुमोदित 
की जाएगी । 


A 


[ फा. सं. 9/2/ 98 - पी - III ] 
के . मु. आधार, अवर सचिव 


[ TT II — 


05 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


wa fewu : - TT patera HRT 1997 # ATO # TOFFORO 81617 TO 23 PATAT, 
1987 वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित दारा संशोधन किए गए : 


$ 18 


828 


# TOTOFORO 881 , arta 12 7447 1988 ; 
CHITOTO foto 717 , pia 23 terre , 1989; 
FTOHTOFORO 16 , Aid 19 1947, 1991 ; 
HTOPTOFORO 546 , arta 1 7447, 1945 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st September, 1999 


G .S.R .648 (E ). — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution , the President hereby makes the following rules further to amend 
the Department of Environment, Forests and Wildlife Scientific Group A posts Rules , 
1987, namely : 
( 1) These rules may be called the Department of Environment, Forests and 

Wildlife Scientific Group ‘ A ’ posts ( Amendment) Rules , 1999 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette. 
2 . In the Department of Environment, Forests and Wildlife Scientific Group A 
posts Rules , 1987 , in rule 8 for sub -rule 8. 1, the following sub-rule shall be substituted , 
namely : 
“ 8. 1 Departmental Recruitment Review Committee :- Appropriate Departmental 
Recruitment/Review Committees shall be constituted for considering the eligibility of 
candidates for recruitment and promotion , as follows : 


Post 


Composition of Departmental Recruitment/Review Committee 


Scientist G 


Chairman - Secretary or a Scientist of eminence nominated by the 


Secretary ; 
Two members from the Department nominated by the Secretary , 
Three members from outside the Department (Non -official 
experts) nominated by the Secretary . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II --- SEC , 3 (1)] 


Scientist F and E Chairman - Secretary or a Scientist of eminence nominated by the 

Secretary ; . 
Two members from the Department nominated by the Secretary ; 
Three members from outside the Department (Non - official 
experts) nominated by the Secretary , 
Additional Secretary /Joint Secretary (Administration ), Ministry of 
Non- conventional Energy Sources - Representative of Department 

of Personnel and Training . 
Scientist D , Chairman - Secretary or a Scientist of eminence nominated by the 
C and B Secretary ; 

Two members from the Department nominated by the Secretary ; 
Three members from outside the Department (Non -official 

experts) nominated by the Secretary; 
NOTE :- (1) The Departmental Members nominated by Secretary for the Departmental 

Recruitment Review Committee for all the posts shall be atleast one level 

above the level of the post for which the selection is to be made. 
(2) The absence of a member of the Committee other than the Chairman shall 

not invalidate the proceedings of the Committee 
(3) The composition of the Recruitment Review Committee on each occasion 

shall have to be specifically approved by Secretary. 
(4 ) Recommendations of the Recruitment/Review Committee will be 
approved by the Minister for Environment and Forests." 

[F . No . 9 /2 /98 -P .- III] 
K . S. ACHAR , Under Sccy. 


FOOTNOTE :- The principal rules were published in the Gazette of India , vide number 

G .S.R. 816 (E ), dated 23rd September , 1987 and subsequently amended 
vide : 
(i) G .S .R . 881 dated the 12th November, 1988. 
( ii) G .S.R . 717 dated the 23rd September , 1989. 
(iii) G .S.R . 16 dated the 1946 December, 1991. 
(iv) G . S.R . 546 dated the November, 1995 


L 


U 


- 


- 


- 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road Mayapun . New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


